C 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., DEC , 14 , 1999 (AGHN 23 , 1921 SAKA ) 


813 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा ) 


रोहतक वृत 


दिनांक 2 नवम्बर , 1999 


-- 


संख्या 28RA/ 199 / 6/ 8.-- क्ति हरियाणा परकार ने राज्याल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा 
सार्वजनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामत : मार्ग निर्माण वुलियाना से दिवाना , जिला रोहताशजर के लिए मक्षित 
एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरग में वगित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये है, जिनसे यह संबंधित हो 
और उक्त अधिनियम 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , 
भिवानी को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे को भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोग निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा , भिवानी और कार्यकारी 
अभियन्ता , प्रांतीय मण्डल नं 0 1, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


परिक्षेत्र / गांव 
हदबस्त नम्बर 


रोहतक 


रोहतक 


चुलियाना , 
हदबस्त नं 39 


1.03 एकड़ 
लम्बाई : 6020 फुट 
चौड़ाई : 44 फुट 


155 


1 , 2, 3, 4 , 10 , 11 , 12 , 19, 23, 
32 , 41 , 43, 47, 48, 55 , 56, 57, 
58, 59 , 61/1, 61/4, 61/5, 61/10 , 
61/13, 61/14, 61/19 61/20 , 61/23, 
61/30, 61/35, 61/36, 61/41, 61/47 , 
61/48 , 61/49, 61/50, 61/51 , 66 , 
61/31. 


94 


8, 25 


बेरी 


दीवाना , 


हदबस्त नं ० 3 


0.90 एकड़ 
लम्बाई : 4148 फुट 
चौड़ाई : 44 फुट 


21 


22 


68.70 


15,16 


11 , 12 , 13, 14 
कुल लम्बाई : 10167 फुट 
कुल अर्जित रकवा : 1.93 एकड़ । 


( हस्ता . ) 


. 


अधीक्षक अभियन्ता , 


लो ० नि ० वि ० , भ ० तथा स ० साखा , 

रोहतक वृत । 


814 


HARYANA GOVT GAZ , DEC . 34 


99 ( AGHN 23, 1921 SAKA ) 


( Part 1 


PUBLIC W 


KS DEPARTMENT 


BUILDINGS 


D ROADS BRANCH 


CIRC ) 


ROHTAK ) 


Thc 


November, 1999 


No. 28 RA /199 /6 /8. - Whereas the Gove 
the Government, at public expenses, for a public 
Diwana Road in district Rohtak / Jhajjar, It is the 
below is required for the aforesaid purpose . 


r of Haryana is satisfied that land below is nceded by 
rpo se , namely , constructing a road from Cbuliana to 
pre, declared that the land described in the specification 


4 


This declaration is made under the 
to all whom it may concern and under the pro 
tion Collector , Haryana , PWD , B and R Branch , 
of the said land . 


vision of section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 , 
ons of section 7 of the said Act, Thc Land Acquisi 
ivani is hereby directed to take order for the acquisition 


Plan of land may be inspected in 
PWD , B and R Branch , Bhiwani and Execu 
Branch , Rohtak . 


i offices of the Land Acquisition Collector, Haryana, 
: Engineer , Provincial Division , No. 1, PWD, B and R 


CIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality a 
H. B. No. 


Aroa in 
Acres 


Rectangle /Khasra Nos . 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Chuli : 


1.03 
Acres 


H. B. 


) . 39 


155 


Length 6020 
width 44 


1, 2 , 3 , 4 , 10 , 11 , 12 , 19 , 23 , 32 , 41 , 
43, 47 , 48 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61/1 , 
61/4 , 61/5 , 61/10 , 61/13, 61/14 , 
61/19 , 61/20 , 61/23 , 61/30 , 61/35 , 
51/36 , 61/41, 61/47 , 61/31, 61/48 , 
61/49 , 61/50 , 61/51, 61/48 , 66 . 


94 


8 , 25 


Jhajjar 


Beri 


0.90 


Diwan 
H. B. 


J, 3 


acres 


21 


22 


Length 4148 
width 44 


- , 68, 70 


11, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 


Total Length : 10168 


Total Acquired Land : 1.93 Acres 


(SJ.) . 
Superintending Engineer, 
Rohtak Circle , PWD , B & R Branch . 


